1088 


HARYANA GOVT GAZ., JULY 26 , 1977 (SRVN. 4 , 1899 SAKA) 


( PART 1 


। 


क्रमांक 925-ज( II) -77 /17613.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) कि धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री पृथ्वी सिंह, पुत्र श्री झुण्डा , गांव डीघल , तहसील झज्जर , जिला रोहतक , 
को रवी , 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 889-ज (II)-77/17617.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


- 


क्रमांक 


ज़िला 


जागीर पाने वाले 


गांव व पता 


तहसील 


फ़सल / वर्ष जब से 

जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 


. ] 


रोहतक 


गोरया 


झज्जर 


100 


श्रीमती नान्टी देवी , विधवा 
श्री सिंध राम 


खरीफ़ , 1965 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से 


150 


2 


श्री हरदेव सिंह , पुन 


उष्मापुर 


रबी , 1973 से 


150 


" 


श्री मथुरा 


3 


करोंथा 


" 


श्री सरुप सिंह, पुत्र 
श्री चन्दगी राम 


रोहतक 


रबी , 1974 से 


150 


4 


मोखरा 


खरीफ़ , 


" 


श्री राम सरुप , पुन 
श्री नेकी राम 


100 


1966 से 
रबी , 1970 तक 
ख़रीफ़ , 1970 से 


150 


5 


खरीफ़ , 1975 से 


150 


" 


" 


" 


श्रीमती मोहनी देवी , विधवा 
श्री 


मूल चन्द 


" 


भुरावास 


झज्जर 


रबी , 1975 से 


150 


श्री चन्दगी राम , पुत्र 
श्री भुरू राम 


7 


श्यामनगर 


श्री हरद्वारी लाल , पुत्र 
श्री भय राम 


रबी, 1973 से 


" 


150 


- 


दिनांक 21 जुलाई, 1977 
क्रमांक 730-ज ( II ) -77/18 00 5.-- श्री सदा राम यादव , पुत्र श्री रिछपाल यादव , गांव अमादलसाहपुर, तहसील झज्जर, 
जिला रोहतक की दिनांक 14 फ़रवरी, 1969 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2 (ए ) ( 1) तथा 3 (1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री सदा राम यादव को 
मुब्लिक 100 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4790 -र ( 4 )-67/3195, दिनांक 12 
सितम्बर, 1967 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसको विधवा श्रीमती रुकमा के नाम खरीफ़ , 1969 से रबी, 1970 तक 


. 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ., JULY 26, 1977 (SRVN. 4, 1899 SAKA) 


1089 


100 रुपमे वार्षिक तथा घरीफ़ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की 


जाती है । 


कोरीजन्डम 

दिनांक 21 जुलाई , 1977 
क्रमांक 12 14-ज (1)-77/18009.-- हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, की युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 581 
ज (1) -77/13070 , दिनांक 25 मई , 1977 जो कि हरियाणा सरकार के राज्यपत्र दिनांक 31 मई, 1977 में मुद्रित की 
गई है, की तीसरी लाईन में शब्द "गांव कोतरसान " की बजाए शब्द " गांव कोतरखान " पढ़ा जाए । 

यशवन्त कुमार जैन , 


विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


EDUCATION DEPARTMENT 


. 


The 12th July, 1977 
No. 164 -EDI-6E - 77 /21118.-- Whereas it appeares to , the Governor of Haryana that land specified 
below is needed by the Government, at public expense , for a public purpose , namely , for the construction of 
buildings and playgrounds for the Tika Ram College of Education , Sonepat, it is hereby notified 
that the land in the locality specified below is likely to be required for the above purpose. 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
for the information of all to whom it may concern , 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby 
authorises the officers with their servants and workmen , for the time being engaged in the under 
taking, to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted 
by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may , 
hithin a period of thirty days of the publication of this notification, in the Official Gazette , file an objection in 
writing before the Land Acquisition Collector of Sonepat District. 
The plan of land may be inspected in the office of the Land 

the office of the Land Acquisition Collector, 
Sonepat. 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Locality 


Khasra No./Killa No. 


Area 


Direction 


K. M. 


Sonepat 


Sonepat 


Jamalpur Khurd 


18/1/1 


2-10 


18/1/2 


5--08 


18/10 


2-08 


Total 


10--06 


A. K. M. 


Total Area 


1 2 6 


V. K. SIBAL , 


Commr. & Secy . 


